. 


. 


MA 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

16 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 117 राँची, शुक्रवार 

7 मार्च , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


शुद्धि पत्र 
4 मार्च, 2014 


संख्या -3/पद-1(ग )-03/ 2014 का . 2274-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या- 2244 दिनांक 4 मार्च, 2014 द्वारा उप सचिव , कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री यतीन्द्र प्रसाद , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 583/03 , गृह जिला- पश्चिम चम्पारण ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक उप सचिव , सूचना प्रावैधिकी विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया गया 
है , को निम्नवत संशोधित किया जाता है: 


उक्त वर्णित अधिसूचना में अंकित “ अगले तक उप सचिव , सूचना प्रावैधिकी विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है " के स्थान पर “ अगले आदेश तक उप सचिव , 
सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है " पढ़ा जाय । उक्त 
अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत रहेंगे । 


झारखंड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 7 मार्च 2014 


2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 
2243, 2245 एवं 2246 दिनांक 4 मार्च, 2014 को आंशिक रूप से निम्नवत संशोधित किया 
जाता है: 


उक्त वर्णित अधिसूचनाओं में अंकित “ अगले तक " के स्थान पर “ अगले आदेश तक पढ़ा जाय । 
उक्त अधिसूचनाओं के शेष तथ्य यथावत रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 117 _ 50 | 


